रजिस्ट्री सं० डो — ( डीएन ) --73 


REGISTERED NO. DAON)- 73 


. 


मध्यप 


Avina 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED 8 % AUTHORITY 
नई दिल्ली , शनिवार, अप्रैल 17, 1982 ( चैत्र 27, 1904 ) 
NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 17 , 1982 ( CHAITRA 27 , 1904 ) 


सं० 11 ] 
No. 11 ] 


इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके 

(Separate paging is given to this I art in order tbat it may be filed as a separate compilation ) 


भाग - खण्ड 3 
[ PART III - SECTION 3] 
लघु प्रशासनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं 
[Notifications relating to Minor Administrations ] 


प्रशासन , दादरा एव नगर हवेली 
सिलवास , दिनांक 31 मार्च 1982 

प्रादेश 
मं० प्रशा०/ एस०यू०पी० सीमेट 80447 -- प्रशासक , दादरा 
एवं नगर हवेली , पावश्यक वस्तुए अधिनियम ( 1955 की स० 
10) की धारा 3 का प्रयोग करते हुए , जी० एस० प्रार० 1182, 
1965, के अन्तर्गत भारत सरकार के राजपत्र भाग II धारा 3 की 
उप -धारा 1 दिनाक 17 अगस्त , 1965, में प्रकाशित कृषि मनालय 
( खाद्य विभाग ) में भारत सरकार की अधिसूचना के साथ पठित , 
निम्नांकित प्रादेश देते है अर्थात : - - . 

___ 1. इस आदेश को दादरा एव नगर हवेली मोमेट वितरण 
( लाइसेंसिग और विनियम ) ( प्रथम संशोधन ) आदेश, 1982 " 
कहा जाए । 

र दादरा एव नगर हवेली मीमेट वितरण ( लाइसेसिंग 
और विनियम ) प्रादेश , 1981 के खण्नु 2 मे "क्लैक्टर " शब्द 
के पश्चात " लेवो मीभेट के सम्बन्ध मे " शब्द जोड़ा जाएगा । 

3 आदेश के उप-खए 2( क ) (II ) के पश्चात् निम्नांकित 
को जोड़ा जाएगा - - 2 ( क ) ( IIT ) उन्ही स्टाकिस्टो और डीलरों 
को लेवी और नान - लेवो सीमेट के लाइसेंस नहीं दिए जाएगे । 

4. खण्ड - 7 तथा उसके अन्तर्गत परन्तुक मे शब्द - - 
" 5 टन " का " 200 एम० टी० " की तरह प्रतिस्थापित किया 
जाएगा । 
28GI/ 82 


5. खण्ड 8, 10 और 11 में “ सीमेंट ” से पहले “ लेवी " 
शब्द लगाया जाएगा । 

6 . नान - लेवी सीमेट की बिक्री के सम्बन्ध में खण्ड 10 ( 2 ) 
के उपबन्द लागू नहीं होंगे । 

प्रशासक के प्रादेशानुसार, 
अशोक कुमार आचार्य, 

प्रशासक के सचिव 
दादरा एव नगर हवेली 

सिलवास 
संघ शासित प्रदेश , दादरा एव नगर हवेली 

सिलवाम, दिनाक 29 मार्च 1982 
सं० प्रशा० /स्था० / क /भर्ती/ 195/ 82 -- प्रशासक , दादरा 
एवं नगर हवेली, भारत सरकार गृह मंत्रालय की अधिसूचना 
संख्या एफ० 3 ( 4 ) / 65 / जी०पी० दिनाक 27 जनवरी , 1965, 
द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए संघ शासित प्रदेश, दादरा 
एवं नगर हवेली प्रशासन के अन्तर्गत चिकित्सा विभाग हेतु III 
श्रेणी के पद औपथोल्मिक सहायक के लिए परिशिष्ट “ क ” के 
अनुसार एतद्द्वारा भर्तीनियम निर्धारित करते है । 

प्रशासक के आदेशानुसार , 
अशोक कुमार प्राचार्य, 

प्रशासक के सचिव 

दादरा एव नगर हवेली, सिलवास 
(101) 


- 


- 


अनुवन्ध 


" " 


102 


- 


- 


- 


- 


-- 


क्रमांक 


पद का नाम 


वर्गीकरण 


वेतनमान 


पदों को 
संख्या 


- 


केवल सीधी भर्ती के लिए 
-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
आय सीमा सैक्षणिक योग्यता अपेक्षित 

महंताएं 


---- 


चयन अथवा भर्ती प्रक्रिया 
अचयन पद सीधी अथवा 
केवल प्रोन्नति स्थानान्तरण 
पदों के लिए द्वारा तथा 

विभिन्न 
प्रक्रियात्रों 
के द्वार भरे 
जाने वाली 
रिक्तियों की 
प्रतिमतता 


परिवोक्षावधि क्या सीधो पदक्रम 
यदि कोई भर्ती के लिये जिससे 

विहित प्रायु प्रोन्नति 
सीमा एवं स्थानांतरण 
शैक्षिणिक किया जाना 
योग्यताए है 
प्रोचति 

स्थानांतरण 
नियुक्ति के 
मामले में लागू 
होगा । 


पदम 
जिससे 
ऐसी 
परिस्थितियां 
जिन में स्घ 
लोक सेवा 
आयोग से 
परामर्श 
लेना हो 


" 


। 


० 


10 


10 


11 


2 


13 


1 


आपल्मिक सहायक 


1 ( ख ) 


अचयन 


सीधी 


III श्रेणी २० 330-10- 
अलिपिक 388- ६०रा० 
वर्गीय मराज - 12-500दरो 
पत्रिन 15560 


18 वर्ष से कम 
नहीं तथा 25 वर्ष 

से अधिक नहीं 


लाम नहीं लाग नहीं लागू नही 
होता होता होता 


1. किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से दो वर्ष 
हायर मैकेरीअथवा समक्ष 
परीक्षा पास हो तथा साय 
में विज्ञान अथवा समकक्ष एक 
विषय के रूप में रहा हो । 
2. देश की किसी भी मान्यता 

प्राप्त संस्था से प्रापल्मिक 
तकनीक में डिप्लोमा अथवा 
प्रापधेलोजी में डिप्लोमाहो 
अथवा कि मान्यता प्राप्त संस्था 
से प्रापयल्मिक केयर सर्टिफिकेट 
कोर्स किया हो । अथवा भर्ती 
किए गए अभ्याओं को नियमित 
नियुक्ति पूर्व वत्ति का प्राधार 
पर कोर्स के लिए अनमोदित 
मस्था में जाना होगा । 


भारतकाराजपन्न,अप्रैल17,1982(चैत्र27,1904) 


15 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- - 


- - 


- -- - 


- 


- - - 


- - 


- 


- - - 


- - 


- 


- - 


- - 


- - 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- - 


- - - 


- 


- - 


- - 


-- - - - 


- - 


- - 


- - -- 


टिप्पभी : - - केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किरा गए अादेशों के अनुरूप अनुसूचित जानिनसूचित जन जानि तथा विशष वर्गों को प्रदान आरक्षण, प्राय सीमा तथा अन्य रियायतो में छट पर नियमों के किसी भी हिस्से 
का कोई प्रभाव नहीं पड़ेमा . 

प्रशासक के आदेमा नम्। र, 


अशोक कुमार प्राचार्य , 

प्रकाशक के सचिव 
दादरा एवं नगर हवेली, 

मिलवाम 


[भागIII--खण्ड3 


PART III- SEC . 3] 


THE GAZETTE OF INDIA , APRIL 17 , 1982 (CHAITRA 27 , 1904) 


103 


ADMINISTRATION OF DADRA AND NAGAR HAVELI 

(v ) In Clause 8 , 10 and 11 the words — " Levy " shall 

be inserted before the words " Cement" . 
Silvassa , the 31st March 1982 

(vi ) Provisions of Clause 10 ( 2 ) shall not be applicable 
ORDER 

in respect of sale of non -levy cement. 
No. ADM / SUP / Cement /80 / 447. - In exercise of the 

By order of Administrator, 
powers conferred by Section 3 of Essential Commodities Act, 

A . K , ACHARIYA 
1955 ( 10 of 1955 ) real with the notification of Govt. of 

Secretary to the Administrator , 
India in the Ministry of Food and Agriculture ( Deptt . of 

Dadra and Nagar Haveli, 
Food ) , published under G . S . R . 1182 , dated the 17th Aulust, 
1965, in the Gazette of India Purt- Il Sub - Section 1 of Sec 

Silvassa . 
tion 3 . dated the 17th Agust, 1965, the Administrator, Dadia 

UNION TERRITORY OF DADRA AND NAGAR HAVELI 
and Nagar Haveli is pleased to make following order namely ; 
(0 ) This order may be called " The Dadra and Natur 

Silvassa , the 29th March 1982 
Haveli Cement Distribution (Licencing and Regula 

No ADM /EST / A /RCT, 195 /82 . - In exercise of the 
tion ( First amendment ) order, 1982 . 

power s vested in him under Government of India , Ministry of 

Home Affairs Notification No. F . 3 (4 ) /65 /GP dated tho 
( 1 ) In clause 2 of the Dadra and Nagar Haveli Cement 

27th January , 1965, the Administrator , Dadra and Nagar 
Distribution (Licencing and Regulation ) Order , 

Haveli, do hereby prescribed the Recruitment Rules for Class 
1981 the words in respect of lcvy cement shall be 
added after the word " Collector " . 

Ill post of Opthalmic Assistant for Medical Department 

under the Administration of Union Territory of Dadra and 
( ii) Following shall be added after Sub - Clause 2 ( a ) Nagar Heveli as per Appendix A . 
(ii ) of the order - - 

By order of the Administrator, 
2 (a ) (iii ) -Same stoskists and Dealers shall not be 

A . K . ACHARYA , 
given licence foi levy and non - levy cement, 

Secretary to the Administrator , 
( iv ) In Cluuse 7 and proviso thereunder the wordy - " 5 

Dadra and Nagar Haveli , 
tonncs shall be substituted as “ 200 M . Ts " 

Silvang2 
ANNEXURE A 
Name of post. No, of post 

Classification 

Scale of pay Whether selction or Method of recruit 
No. 

non selection ment whethor by 
post ( for promo . direct or by promo 
tion only ) tion or by transfer 

& percentage of 
the vacancies to 
be filled up by 

various methods 
ī 25 
1, Opthalmic Assistant (1 ) one CH- III Non -Ministte - Rs. 330 - 10 - 380 - EB - Non -Selection 

Direct. 
rialNon -Gazeited 12 -500 - EB - 15 - 560 
- - 

- - - 

- - - - - - - - - - 


LL 


- 


- 


- - 


9 


11 


13 


For Direct Recruitment Only 

Period of probation Whethor age And Grade from promo Circumstance under 

educational qualifica - tion /transfer to be which Union public 
Ago limit Educational and other 

tions prescribed 

mado 

Service Commission 
qualifications required for direct recruit 

is to be consulted 
ment will apply in 
tho case of appoint 
mont by promotion / 

transfer 
10 

12 
Not below 18 years & 1. Have Dussel lighor Two years 

NA NA 

N . A 
not above 25 years Secondary or cqui 

valant cxamination 
of a recognised Board 
With scienco or oqul 
valontd onc of the 

Subjects, 
2 , Possess Diploma in 

Opthalmic Techniques 
from a recognised in 
stilute or Diploma in 
opthclogy from a 
recognised institute 
or certilicate Courso 
in opthalmic carc from 
a rocognised institute 
in tho country OR re 
Cruſted candidate will 
have to undergo course 
in approved in $ titute 
on stipend basis beforo 

regular appointment 
Note : - Nothing in these rules shall affact reservation or age limit and other concessions required to be provided for SC /ST and other 

special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Governmont from time to time in this re 
regards, 

By Order of the Administrator 

A , K . ACHARYA 
Secretary to the Administrator 
Dadra and Nagar Haveli , 

Silvassa 


PRINTED BY THE MANAGER , GOVERNMENT OF INDIA PRESS , PARIDABAD 
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DEĻHI, 1982 


